सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 ज्येष्ठ, 19 3 8 ( श०) 


संख्या 412 राँची, बुधवार , 


1 जून, 2 0 16 ( ई०) 


उद्योग विभाग 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 
31 मई , 2016 


संख्या. सिविण्सि निवेष प्रोत्साहन/ 09-2015 - 972 . झारखण्ड राज्य में उपलब्ध मानव 
संसाधन , जल स्रोत, खनिज संपदा एवं अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का सुनियोजित 
उपयोग करते हुए पूँजी निवेश को प्रोत्साहित एवं निवशकों के सहयोग हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त 
किये जाने वाले निबंधन/ clearance / अनापत्ति के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की स्थापना की गई 
है । स्थापित उद्योगों/ व्यवसायों , नए उद्योग, व्यवसाय की स्थापना के क्रम में निवेशकों को सुविधा 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के Ease of Doing Business की परिकल्पना को साकार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 1 जून , 2016 
करने एवं पूँजी निवेश संवर्धन निमित राज्य स्तर पर Jharkhand Investment Promotion Board का 
गठन का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है 


- मुख्य संरक्षक 
- संरक्षक 
- सदस्य 


I. माननीय मुख्यमंत्री 
II . माननीय उद्योगमंत्री 
III. सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग जगत के प्रतिनिधि 
IV. मुख्य सचिव सदस्य 
V. प्रधान सचिव, सचिव, योजना सह वित्त विभाग 
VI. अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव, सचिव , 

उद्योग, खनन् एवं भूतत्व विभाग 


- सदस्य 


- सदस्य सचिव 


1. झारखण्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु रणनीतियों पर विचार करने के लिए वर्ष में 

कम से कम दो बार बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी । 
2. Jharkhand Investment Promotion Board राज्य में निवेश आकर्षण के मुददों सरकार को 

सलाह देगा । 
3. Jharkhand Investment Promotion Board राज्य में उद्यम हितैषी परिवेश स्थापित करने के 

लिए Brand Ambassador के रुप में कार्य करेगा । 
4. बोर्ड प्रक्रियाओं के सरलीकरण, नीति निर्माण एवं नीति में सुधार करने के लिए सुझाव देगा । 
5. Jharkhand Investment Promotion Board में नामित उद्योग जगत के सदस्य बैठक में 

राजकीय अतिथि के रुप में शामिल होंगे । 
उक्त पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप सिंह, 
सरकार के अपर मुख्य सचिव 
उद्योग, खनन् एवं भूतत्व विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 412 - 5 0 + 100 | 


